PART I] 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 30 , 1988 (BHDR . 8, 1910 SAKA ) 


1185 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS & ROADS BRANCH 


AMBALA CIRCLE 


The 12th August, 1988 
No. SE/PWD/ B & RAmbala/ 893. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is 
likely to be required to be taken by the Government, at the public expenses, for a public purpose , namely, 
for constructing road from Ladwa -Raipur to Gobindgarh link road in Kurukshetra District, it is hereby 
declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose. 

This declaration is made under the provision of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
to all whom it inay concern , and under the provision of section 7 of the said Act, the Land Acquisition 
Collector , Ambala Cantt. is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land. 

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector , Ambala Cantt. 
and the Executive Engineer , Provincial Division No. 2, Haryana PWD., B & R Branch, Kurukshetra. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Localiiy ! 
Village 


Hadbast 
.No . 


Area in 
acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Kurukshetra 


Thanesar 


Gobindgarh 


80 


1.21 


5 


, 


11 , 12, 18 , 19 


6 


-- 


12, 13 , 14/1 , 14/2 , 15 


( Sd. ) 

Superintending Engineer, 
Ambala Circle , PWD, B & R Branch, 

Ambala Cantt. 


लोक । 


भवन एवं सकड़ शाखा 


i 


अम्बाला वृत 


दिनांक 12 अगस्त , 1988 


नं ० एस ० सी ०/ लो ० नि ० वि ० /भ ० एवं स ० अम्बाला/ 893.--- चू कि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि 
सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयं जनार्थ जिला कुरुक्षेत्र में जिला कुरुक्षेत्र से लाड़वा रायपुर से गोविन्दगढ़ 
तक सड़क का निर्माण हैत भमि ली जानी अपेक्षित है अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वर्णित 
भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की 
जाती है जो इस से सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपवन्ध के अधीन भूमि अजंन समाहर्ता, अम्बाला 
को उक्त भूमि के अर्जन हेतु प्रादेश लेने के लिए निदेश दिया जाता है । 


. 


भूमि के नक्शे का परीक्षण भूमि अर्जन समाहर्ता, अम्बाला एवं 

अर्जन समाहता, अम्बाला एवं कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल नं 0 2 , 
हरियाणा लो ० नि ० वि ०, भ ० एवं स ० शाखा, कुरुक्षेत्र , के कार्यालय में किया जा सकता है । 


1186 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 30 , 1988 (BHDR . 8, 1910 SAKA) 


[PART I 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र । 


हदबस्त 


TT ATO 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


गांव 


कुरुक्षेत्र 


थानेसर 


गोबिन्दगढ़ 


80 


1.21 


5 


11, 


12 , 


18 , 


19 


6 


12 , 


13, 14/1, 14/2 , 15 


( EFETTETC ) 


अधीक्षक अभियन्ता , 
alar of < H45 , TO fo fào , 
भ ० तथा स ० शाखा , अम्बाला । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


Ambala Circle 


The 12th August, 1988 
No. SE / PWD /B & R / Ambala /894. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely 
to be required to be taken by the Government, at the public expenses, for a public purpose, namely, for 
constructing road from Golpura to village Saidpur Barwalian in Kurukshetra District, it is hereby declared 
that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose . 


This declaration is made under the provision of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to 
all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act , the Land Acquisition 
Collector , Ambala Cantt., is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 


7 


A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisitiop Collector, Ambala Cantt, 
and the Executive Engineer, Provincial Division No. 2, Haryana P.W.D., B. & R. Branch , Kurukshetra . 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Locality / Hadbast 

Village No. 


Area in 
acres 


1 


2 


3 


4 


5 . 


6 


+ 


Kurukshetra Thanesar 


231 


0.75 


Saidpur 
Barwalian 


174 , 181 , 184 , 186 , 187/2 , 


367 , 393, 394 , 


421 


420 , 


2 


(Sd .) 


Superiutending Engi reor, 


Ambala Circle , P.W.D., B. and R. Branch , 

Ambala Cantt. 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ .,AUGUST 30 , 1988 (BHDR . 8, 1910 SAKA) 


1187 


लोक निर्माण विभाग 


भबन एवं सड़क शाखा . 


अम्बाला वृत 


दिनांक 12 अगस्त , 1988 


. 


नं ० एस ० सी ०/ लो ०नि ० वि ० /भ ० एवं स ० /अम्बाला/894.-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि 
सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिला कुरुक्षेत्र में पहुचायक मार्ग गोलपुरा सड़क से गांब सैदपुर 
वरवालियां तक सड़क का निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित हैं अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न लिशिप्टियों 
में वणित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 


भूमि अर्जन 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्ध . के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी 
जाती है जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन 
समाहर्ता, अम्बाला को उक्त भूमि के अर्जन हेतु प्रादेश लेने के लिए निदेश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण , भूमि अर्जन समाहर्ता, अम्बाला एवं कार्यकारी अभियन्ता , प्रान्तीय मण्डल नं ० 2, हरियाणा 
लो ० नि ० वि ० , भ० ०० स ० शाखा, कुरुक्षेत्र के कार्यालय में किया जा सकता है । 


. 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


खसरा नं ० 


परिक्षेत्र 
गांव 


हदबस्त 
नं ० 


क्षेत्रफल 
(एकड़ों में ) 


कुरुक्षेत्र 


थाने पर 


सैदपुर वरवालियां 


231 


0.75 


174 , 18 :, 184, 186 , 137/2, 
367, 393, 394, 420, 421/2 


( हस्ताक्षर ) 


. 


अभियन्ता , 


अधीक्षक 
अम्बाला परिमण्डल , लो ० नि ० वि ० , 

भ ० तथा स शाखा , अम्बाला । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

KARNAL CIRCLE 


The 12th August , 1988 


No. SE Karnal Circle /PWD B & R /11069.- Whereas it appears to the Governor of Haryana that land 
is likely to be required to be taken by the Government, at public expense , for a public purpose . 
namely , for construction of app . road from IGB road to village .Ram . Garh in 
Karnal District, it is hereby notified that the land is to be required for the above purpose . 

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act , 1894. 
.to all whom it may concern . In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor 
of Haryana is pleased to authorise the officers for timebeing engaged in the undertaking with their servants 
and workmen to enter upon and survey ar.y land in the locality and do all other acts required or permitted 
by that section . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may 
within thirty days of thc publication of this notification file an objection in writing before 
the Land Acquisition Collector, P.W.D., B & R, Ambala Cantt . 


1188 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 30 , 1988 ( BHDR , 8, 1910 SAKA ) 


{ PARTI 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Village 
and Hadbast 


Area in 
acres 


Karnal 


Karnai 


0.34 


12 


13 


15 


Nanhcra, 

26 


21 


16, 25 


1/2 


4 


Do 


Do 


0.67 


Matak Majri, 

24 


12 , 13, 14, 16 , 17, 18 , 25 


Total: 


1.01 


( Sd ). 


Superintending Engineer , 
Karnal Circle , P.W.D. B & R Branch, 

Karnal , Haryana . 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा सड़क शाखा 


. 


करनाल सर्कल 


दिनांक 12 अगस्त , 1988 


सं ० एस . सी ./करनाल सर्कल / लो . नि . वि ., भ. एवं स ./ 1069.-- बूकि हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि 
भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर, सरकारी प्रयोजन , नामत : इन्द्री गढ़ी वीरबल रोड़ से गांव रामगढ़ तक के लिए 
ली जानी अपेक्षित है , इसलिए, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे लिखे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन 
के लिए सम्भवत : अपेक्षित है । 


- 


. 


यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए जारी 
की गई है, जिनसे यह सम्बन्धित हो । 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों को , जो फिलहाल 
अपने कर्मचारियों तथा कारिन्दों के माथ काम में लगे हुए हैं , इलाके में किसी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और 
अन्य सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत करते हैं , जो उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य है । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन से 
तीस दिन के अन्दर -अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , लोक निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा, अम्बाला छावनी के सम्मुख लिखित 
रूप से प्रापति दायर कर सकता है । 


जिला 


तहसील 


इलाका 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


करनाल 


करनाल 


नन्हेड़ा , 26 


0.34 


12 


13 


15 


21 


16 , 


25 


1/2 


PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 30 , 1988 (BHDR . 8 , 1910 SAKA ) 


1189 


FETETT , 


तहसील 


इलाका 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


करनाल 


करनाल 


#CF # 514t , 24 


0.67 


4 


12, 13 , 14 , 17 , 16 , 18 , 25 


जोड़ 


1.01 


( EETIT) 


अधीक्षक अभियन्ता , 
IT , . fo . far ., 
भवन तथा मार्ग शाखा, 
prat (EFRITT ) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


CIRCLE KARNAL 


The 17th August , 1989 


No. SE . Karnal Circle /PWD /B & R /508 : --Whereas the Governor of Haryana is satisfied that 
land below is needed by the Governmənt, at public expenses, for 3. public purpose, namely , Chak 
Padla to Chak Chhot, Tehsil Kaithal, District Kuruksbetra, it is , therefore , hereby declared that the land 
discribed in the specification below is required for the aforesaid purpose. 

This declaration is made under the provision of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 
to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act , the Land 
Acquisition Collector , Haryana , PWD, B & R Branch , Ambala , is hereby directed to take order for 
the acquisition of the same land . 

Plans of land may be inspected in the offices of Land Acquisition Collector, Haryana , PWD , 
B & R , Ambala Cantt and Executive Engireer , Provincial Division , Kaillie . 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality / Village 
and Hadbast 


Area in Rectangle 
acres No. 


Killa No. 


Kurukshetra Kaithal 


Baba Ladana 


0.96 


2 


1, 2 , 3 , 10 , 11 , 12 , 19 /1-2 , 22 / 1-2 , 23 


5 


2 , 3 , 8 / 1-2 , 
24 /1-2 


13 / 1-2 , 14 , 


17 , 18 /1-2 , 


8 


4 /1-2 , 5 , 6 , 7 , 15 /1-2 , 16 /1-2 , 25/2 


. 


9 


20 , 21 /1-2 


19 


1 /1-2 , 9 , 10 /1-2 , 11 , 12 , 19 /1-2 , 22 /1-2 , 23 


25 


2 , 3, 8 /1-2 , 13/ 1-2 , 14 , 17, 18 


524 , 525 , 148 , 156 , 150/1 , 187 


1190 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 30 , 1988 (BHDR . 8 , 1910 SAKA ) 


[ PARTI 


. 


District 


Tehsil 


Locality /Village 
and Hadbast 


Aroa in Rectangle 

Kitla No. 
acres No. 

.... 
1.03 191 6 , 7, 8 , 9 , 12 , 13, 14, 15 


Kurukshetra Kaithal 


Padla 


198 


2 / 1-2 , 3 , 8 /1-2 , 
14, 17, 18, 24 / 1-2 


10 , 11 , 


12 , 13/ 1-2 , 


, 


202 


* 11 , 20 / 1-2 , 21 / 1-2 , 23 


203 


4, 5, 6/1-2 , 15/1-2 


211 


2/3-2, 8, 9/ 1-2, 12 , 13/1 , 13/2, 17 , 18 /1-2 , 
24 /1-2 
11 , 20 /1-2 , 21 /1-2, 22 


213 


214 


4/ 1-2 , 5,6/1-2 , 15 / 1-2 , 16 


G. M. No. 

299 , 1076 , 1077 , 1080 , 1081 , 1084, 1085 
0.026 - 48 , 22 


Kurukshetra Kaithal 


Atela , 1 


66 


2,9 


न 


( Sd. ) 

Superintending Engineer , 
Karnal Circle , PWD , B & R Branch , 

Karnal (Haryana ) . 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा मार्ग शाखा 


परिमण्डल करनाल 


दिनांक 17 अगस्त , 1988 


सं ० SE/ Karnal Circle/ PWD, B & R / 508.-- चुकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि 
नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् चक पाडला से चक छोत सड़क के 
निर्माण के लिरे अपेक्षित है, जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वणित 
भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षिन है 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये 
की जाती है, जिनका इसमे सम्बन्ध है, और इसी अधिनियम की धारा 7 क अनुसार जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन 
कलैक्टर, कुरुक्षेत्र को आदेश दिये जाते हैं कि वह इस भूमि को अपने कब्जे में ले लें । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर , हरियाणा लोक निर्माण विभाग भवन 
व मार्ग शाखा , कुरुक्षेत्र और कार्यकारी अभियाना , प्रान्तीय मण्डल , लोक निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा , कैथल के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


লি । 


तहसील 


परिक्षेत्र /ग्राम 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


रेक्टंगल 
नं ० 


परिक्षेत्र का विवरण 

खसरा नं ० 


हदबस्त नं . 


कुरुक्षेत्र 


कैथल 


बाबा लदाना 


0.96 


2 


5 


1 , 2, 3, 10, 11 , 12, 13/ 1-2 , 22/ 1-2, 23 
2, 3, 8/ 1-2, 

19/ 1-2, 

14 , 17, 18/ 1-2, 
24/ 1-2 


. 


.PART1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 30, 1988 ( BHDR. 8, 1910 SAKA) 


1191 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र /ग्राम 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र का विवरण 


रैटेलाल 
नं ० 


हदबस्त नं ० 


एकड़ो में 


खसरा नं ० 


कुरुक्षेत्र 


कैपल 


बाबा लदाना 


0.96 


2 


8 


4/ 1-2, 5, 6, 7, 15/ 1-2, 16/ 1-2, 25/2 
20, 21 / 1-2 


9 


19 


1/ 1-2, 9, 10 / 1-2, 11, 12, 19/ 1-2, 22/ 1-2, 


23 


25 


2, 3, 8/ 1-2, 13/ 1-2, 14, 17, 18 


524, 525, 148, 150, 150/1, 157 


पाड़ला 


103. 


197 


6 , 7 , 8 , 9 , 12, 13, 14, 15 


198 


2/ 1-2 , 3 , 8/ 1-2, 9, 10, 11, 12, 13/ 1-2 
14, 17 , 18 , 24 / 1-2 


202 


11, 20/ 1-2, 21 /1-2, 23 


203 


4 , 5, 6/ 1-2, 15/ 1-2 
2/ 1-2, 8, 9/ 1-2, 12, 13/ 1-2, 17, 18/ 1-2, 
23, 24/ 1-2 


211 


213 


11, 20/ 1-2, 21 / 1-2, 22 


214 


214 


4 / 1-2, 5, 6/ 1-2,. 15/ 1-2, 16 


299 


1076, 1077, 1080 , 1081 , 1084, 1085 


अटेला 


0.026 


48 


22 


66 


2 , 9 


( हस्ताक्षर) 


, 


अधीक्षक अभियन्ता, 
करनाल परिमण्डल , लोक निर्माण विभाग , 

भवन तया मार्ग शाखा , 


करनाल । 


EDUCATION DEPARTMENT 


The 24th Augnst , 1988 


No. 35/ 25/ 87- Edu - III( 3).-- In supersession of Notification No. 35 / 25/ 87 - Edu-III( 3), dated 12th 
August, 1987, the Governor of Haryana is pleased to Reconstitute the State Level Empowered Commi 
ttee for the implementation of the Operation Black Board , Programme under the New Education Policy 
Sponsored by the Government of India . The State empowered Committee will consist of the following : 


Chairman 


1. Commissionet and Secretary to Government, 

Haryana , Education Department . 


Member 


2. Financial Commissioner and Secretary to 

Government, Haryana, Finance Department or 
his representative . 


45 


1192 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 30 , 1988 (BHDR . 8 , 1910 SAKA ) 


[.PARTI 


Member 


3. Commissioner and Secretary to Government , 

Haryana Development and Panchayat Depart 
medt, 


Do 


4. Director , Local Bodies, Haryana . 
5. Director Supplies and Disposal, Haryana , 


Do 


6. Chief Accounts Officer (Schools). 


Do 


Do 


7. Joint Secretary (Schools )/Deputy Secretary ( EE ) / 

Under Secretary (EE ) as representative of 
Ministry of Human Resource Development 
Government of India , New Delhi. 


Do 


8. Prof. P. N. Dave of the N.C.E.R.T., New Delhi, 

or his representative . 


Do 


9. A representative of Integrated Finance Division 

of the Ministry of Human Resources Develop 
ment Department of Education , New Delhi. 


10. Adviser (Education ) Planning Commission of India . 


Do 


1.1 . Director, School Education , Haryana , 


Member -Secretary . 


2. The main functions of this committee would be as under : 


(i) to examine reports of the Block Level Projects , 


(ii) to accord sanction in respect of requirement of funds. 


(iii) to lay down guideline for purchase of materials under Operation Black Board . 


(iv , to ensure effective implementation of the programm ; of Operation Black Board . 


(v ) to ensure school building construction under NREP /RLEGP and provision for funds 

urban areas. 


for 


3 : The official members will draw their TA /DA from their respetivc departments and the 
penditure on account of attending the meating of the Empywared Committee will b : debited to th : head 
of account from which they draw their pay . 


KIRAN AGGARWAL , 


Commissioner and Szcretary to Govarom int, Haryana , 

Education Department. 


29649 CS ( H )-Govt. Press, U.T., Chd. 


